रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 1589 ] 
No. 1589 ] 


yeyjar 

POP 


सत्यमेव जयते 

का 


2329 GI / 2023 


सी.जी. डी . एल . अ . 08042023-245019 
CG - DL - E - 08042023-245019 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , बप्रैल 6 , 2023 / चैत्र 16 , 1945 

NEW DELHI , THURSDAY , APRIL 6 , 2023 / CHAITRA 16 , 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 अप्रैल , 2023 


का.आ. 1668 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 121 ( अ ) तारीख 9 जनवरी 2023 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , भारत सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य के नुआपाड़ा जिले में 
एनएच -217 पर किमी . 435 पर ( न्यू एनएच -353 के किमी . 65.00 पर ) मौजूदा RV - 71 समपार ( LC ) पर 4 लेन 
आरओबी का निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 28.1.2023 " 
को ओडिया दैनिक " सांबाद " और अंग्रेजी दैनिक " टाइम्स ऑफ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है . 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 

रिपोर्ट दे दी है 
; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

उड़ीसा राज्य के नुआपाड़ा जिले में एनएच -217 पर किमी . 435 पर ( न्यू एनएच -353 के किमी . 65.00 पर ) मौजूदा 
RV - 71 समपार ( LC ) पर 4 लेन आरओबी का निर्माण के लिए अधिग्रहण की जाने वाली परियोजना के अंतर्गत आनेवाली 
संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


राज्य का नाम : उड़ीसा 

जिले का नाम : नुआपाड़ा 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


1 


12 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


171 


तालुक का नाम : नुआपाड़ा 

गांव का नाम : मन्दिरपडा 


1320/1435 निजी 


171/1319 


172/1437 


173 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


173/1320 निजी 


3 


173/1321 निजी 


4 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


धर्मपीठ 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


पतिता 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.0080939 


0.0020235 


0.0416835 


0.0259004 


0.0254958 


0.0080939 


0.0044516 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


श्रीमती सुमित्रा अग्रवाल पत्नी बिनोद 
कुमार अग्रवाल 

| ( 


श्री श्री पंचनाथ महादेव बिजय सेवायत 

0 


श्री श्री पंचनाथ महादेव बीजे- सेवायत 

( 


श्रीमती श्वेता अग्रवाल पत्नी श्री 
कन्हैयालाल अग्रवाल 


( 

श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र हरि प्रसाद गुप्ता 

( ) 


श्रीमती संगीता अग्रवाल पत्नी श्री संजय 
कुमार अग्रवाल 

( 


श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी पत्नी श्री प्रागजी 
भाई सोलंकी 

( ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


8 


9 


10 


11 


12 


14 


174 


15 


175 


176 


177 


13 179 


178 


180 


181 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


घरबरी 1 


कुल 


0.0307568 


0.0169972 


0.0485633 


0.0311615 


0.0060704 


0.0117361 


0.0412788 


0.0190206 


0.3213273 


श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र हरि प्रसाद गुप्ता 

| ( 


श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र हरि प्रसाद गुप्ता 

0 


| श्री त्रिलोचन सिंह तालुजा पुत्र श्री संतोष 
| सिंह सलूजा 
| 0 


श्री बोधनकर साहू पुत्र श्री अनुज राम 

साहू 


3 


| ( 


श्री ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री जीतबहादुर 

सिंह / प्रभु देवी सिंह पत्नी श्री जीतबहादुर 

सिंह / श्री हरगोबिंद सिंह पुत्र स्वामी 
दयाल सिंह 

( ) 


श्री प्रतीक गुप्ता पुत्र श्री संगम गुप्ता 

( 


श्रीमती ज्योति तलुजा पत्नी रंजीत सिंह 

तलूजा 

| ( 


श्रीमती महेंद्र कौर तालुजा पत्नी श्री महेंद्र 
सिंह तालुजा 
| 0 


[ फा . सं . RW / NH - 12014 / Odisha ( 2 ) LA / 14 - S & R ( B ) pt - IV / 3D ] 

अभय जैन , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 6th April , 2023 

S.O. 1668 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S.O. 121 ( E ) dated 9th January 2023 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for construction of four lane ROB and its approaches in lieu of existing 
level crossing No. RV71 at Km 435 on NH - 217 ( at Km 65.00 of New NH - 353 ) in the district of NUAPADA in the 
state of ODISHA ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Sambad " on dated 28.1.2023 and 
“ Times of India " on dated 28.1.2023 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas no objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 


4 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling under the project for construction 
of four lane ROB and its approaches in lieu of existing level crossing No. RV71 at Km . 435 on NH - 217 ( at 
Km . 65.00 of New NH - 353 ) in the district of NUAPADA in the state of ODISHA . 

District : NUAPADA 


State : ODISHA 


Sr. 
No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


| 9 


1 


10 


11 


Survey 
Number 


Taluk : NUAPADA 


Village : Mandirpada 


1320/1435 


171 


171/1319 


172/1437 


173 


2 


173/1320 


173/1321 


174 


175 


176 


177 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


12 178 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


3 


Nature of 
Land 


4 


Gharbari 1 


Gharbari 1 


Dharmapitha 


Gharbari 1 


Gharbari 1 


Gharbari 1 


Patita 


Gharbari 1 


Gharbari 1 


Gharbari 1 


Gharbari 1 


Gharbari 1 


Area in 
Hectare 


5 


0.0080939 


0.0020235 


0.0416835 


0.0259004 


0.0254958 


0.0080939 


0.0044516 


0.0307568 


0.0169972 


0.0485633 


0.0311615 


0.0060704 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 


6 


Smt Sumitra Agrawal W / o Binod 
Kumar Agrawal 


Sri Sri Panchanatah Mahadev Bijay 
Sevayat 


Sri Sri Panchanath Mahadev Bije 
Sevayat 


Smt Sweta Agrawal W / o Sri 
Kanheiyalal Agrawal 


Sri Naresh Kumar Gupta S / o Hari 
Prasad Gupta 


Smt Sangeeta Agrawal W / o Sri Sanjay 
Kumar Agrawal 


Smt Laxmi Solanki W / o Sri Pragji Bhai 
Solanki 


Sri Naresh Kumar Gupta S / o Hari 
Prasad Gupta 


Sri Naresh Kumar Gupta S / o Hari 
Prasad Gupta 


Sri Trilochan Singh Taluja S / o Santosh 
Singh Saluja 


Sri Bodhankar Sahu S / o Sri Anuj ram 
Sahu 


Sri Om prakash Singh S / o Jit Bahadur 
Singh / Pabhudebi Singh W / o Jit 
Bahadur Singh / Hargovind Singh S / o 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


13 


14 


15 


179 


180 


181 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Gharbari 1 


Gharbari 1 


Gharbari 1 


TOTAL 


0.0117361 


0.0412788 


0.0190206 


0.3213273 


Swamidayal Singh 

Sri Pratik Gupta S / o Sri Sangam Gupta 

Smt Jyoti Taluja W / o Ranjeet Singh 
Taluja 


Smt Mahendra Kaur Taluja W / o Sri 
Mahendra Singh Taluja 


5 


[ F. No. RW / NH - 12014 / Odisha ( 2 ) LA / 14 - S & R ( B ) pt - IV / 3D ] 

ABHAY JAIN , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 

VERMA 

Dale 2023.04.09 104357 + 0530 


